रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD. NO . D .L .-33004/97 


-AJ.. 


1. 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


. 


भाग - खण्ड 3 .... उपखण्ड ( ii ) 
PART II -- Section 3 - Sub-section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 
- 


- 
- 


- - 


सं. 89 ] 
No. 89 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 14, 1997 / माघ 25 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14 , 1997/ 

MAGHA 25 , 1918 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

बीमा प्रभाग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1997 


का . आ . 108 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 57 ) की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण ) स्कीम, 1975 में और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : 


1. संक्षिप्त माम और प्रारंभ : - - 
( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण ) ( संशोधन ) स्कीम , 

1997 है । 
( 2 ) यह स्कीम 1 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
2. साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुष्यवस्थीकरण ) स्कीम, 1975 के पैरा 10 में , उप - पैरा ( 1 ) ( खख ) 
परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित उप - पैरा अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

“ ( ग ) किसी संविदा, करार या नियुक्ति पत्र में किन्हीं निबंधनों के होते हुए भी , जहां निगम का कोई - अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कम्पनी का 
अध्यक्ष- सह - प्रबंध निदेशक, यथास्थिति अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति से ठीक पहले निगम या 
कम्पनी का कर्मचारी था , वहां निगम के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक अथवा कंपनी के अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को जब उपदान उसे शोध्य और संदेय हो 
जाता है, ऐसा उपदान संदत्त किया जाएगा जो उस रकम से कम नहीं होगा जिसका, यदि वह महा प्रबंधक के वेतनमान में बना रहता, वह हकदार होता । " 


[ फा . सं . 2 ( 6 )/ बीमा 3/96 ( ii) ] 

सी . एस . राव, संयुक्त सचिव 


380 611/91 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I] — SEC . 3 ( ii )] 


- 


- - 


- 


- 


- 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
1. केन्द्रीय सरकार ने निगम के अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशकों या कम्पनियों के अध्यक्ष- सह - प्रबंध निदेशकों के रूप में नियुक्त अधिकारियों को उपदान . 
की बाबत उपबंधों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी हे । तदनुसार साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों का सुव्यवस्थीकरण ) 
स्कीम , 1975 संशोधित की जाती है । 
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय साधारण बीमा निगम या उसकी समनुषंगी कम्पनियों के किसी 

अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 
पाद टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना सं. का . आ. 521 ( अ ) तारीख - 7 - 9 - 1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 
उसके बाद अधिसूचना सं. का . आ . 672 ( अ ) तारीख 21- 11 - 1975, का . आ . 389 ( अ ) 
तारीख 1- 6 - 1976, का. आ . 2445 तारीख 30 - 7 -1977 , का. आ. 1047 
तारीख 29 - 3 - 1978, का . आ . 2110 तारीख 14 - 6 - 1978, का . आ . 3426 
तारीख 16 - 11 - 1978, का . आ . 5 तारीख 20 - 12 - 1978 , का . आ . 770 ( अ ) 
तारीख 15 - 10 - 1985, का . आ . 883 ( अ ) तारीख 9 - 12 - 1985 , का . आ . 442 ( अ ) 
तारीख 27 - 4 - 1987 , का . आ . 138 ( अ ) तारीख 29 - 1 - 1988 , का . आ . 782 ( अ ) 
तारीख 22 - 8 - 1988, का . आ . 572 ( अ ) तारीख 25 - 7 - 1989, का . आ . 751 ( अ ) 
तारीख 1 - 10 - 1990, का . आ . 200 ( अ ) तारीख 10 - 3 - 1992, का. आ . 81 ( अ ) 
तारीख 2 - 2 - 1994, का . आ . 592 ( अ ) तारीख 30 - 6--1995 और का . आ. 521 ( अ ) 
तारीख 18 - 7 - 1996 द्वारा उसमें संशोधन किए गए । 

MINISTRY OF FINANCE 
M (Department of Economic Affairs) 

Insurance Division 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th February , 1997 
S . O. 108 ( E ).--- In exercise of the powers conferred by Section 17a of the General Insurance Business ( Nationalisation) Act , 
1972 (57 of 1972 ), the Central Government hereby frames the following scheme further to amend the General Insurance 
( Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 , namely : 
1. Short titile and commencement : 
(1) This Schememay be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of 

Service ofOfficers ) (Amendment) Scheme, 1997 . 
(2 ) The provisions of this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1994 . 
2. In paragraph 10 of the General Insurance ( Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers ) 
Scheme 1975, after proviso to sub- paragraph (1) ( bb ),the following sub -paragraph shall be inserted, namely. -- 

" (c ) Notwithstanding the terms of any contract, agreement or letter of appointment, where any Chairman or Managing 
Director of the Corporation or the Chairman - cum -Managing Director of a Company, was an employee of the Corporation or the 
Company , immediately preceding bis appointment to the post of Chairman or ManagingDirector or Chairman -cum -Managing 
Director, as the case may be , then such a Chairman or Managing Director of the Corporation or Chairman -cum -Managing 
Director of the Company shall be paid the gratuity which shall not be less than the amount which he would have been entitled 
to, had he continued in the scale ofpay of General Manager,when the gratuity becomes due and payable to him ." 

[ F. No. 2 ( 6)]/ Ins. III/ 96 ( ii)] 

C. S . RAO, Jt. Secy . 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. The Central Government has accorded approval to revise the provisions regarding gratuity to officers appoint d as 
Chairman or Managing Directors of the Corporation or the Chairman - cum -Managing Directors of the Companies . Accor 
dingly , the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is 
amended. 
2 . It is certified that no Officer of the General Insurance Corporation of India or its Subsidiary companies is likely to be 
affected adversely by the notification being given retrospective effect. 


FOOT NOTE : The Principal Scheme was published vide Notification No . S. O . 521 ( E ) dated 17 - 9- 1975 . 
Subsequently amended by Notification No. S. 0 . 672 ( E ) dated 21 - 11 - 1975 , 


[ MI qug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S .O . 389 (E ) dated 1 -6 - 1976 , S .O . 2445 dated 30 - 7 - 1977 $ .O . 1047 
dated 29- 3 - 1978 , S . O . 2110 dated 14 -6 - 1978 , S . O . 3428 
dated 16 - 11 - 1978 , S . O . 5 dated 20 - 12 - 1978 , S . O . 770 ( E ) 
dated 15 - 10 - 1985 , S . O . 883 ( E ) dated 9 - 12 - 1985 S .O . 442 ( E ) 
dated 27-4 - 1987 , S .O . 138 ( E ) dated 29 - 1 - 1988 , S . O . 782 ( E ) 
dated 22 - 8 - 1988 , S .O . 572 ( E ) dated 25 -7 - 1989, S .O . 751 ( E ) 
dated 1 - 10 - 1990 , S . O . 200 (E ) dated 10 -3 - 1992, S . O . 81 (E ) 
dated 2 - 2 - 1994 . S . O . 592 (E ) dated 30 -6 - 1995 and S . O . 521 (E ) dated 18 -7 - 1996 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 . 


